रजिस्ट्री सं० डीएन--33004 /98 


REGD. NO . D. L.-33004/ 98 


राम 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART M - Section 4 


22. 85 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं054 ] 
No. 54 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , नवम्बर 10 , 1998 / कार्तिक 19, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10 , 1998 /KARTIKA 19 , 1920 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998 
विज्ञापन /II/IV/ 143 / 98. - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्न अनुसूची के अनुसार एम . एल. सूरजषारी बहुउद्देश्यीय लांच के भाड़ा प्रभारों को नियत करने के बारे में 
कांडला पत्तन न्यास के मामले को बन्द करता है । 


अनुसूची 

मामला सं. TAMP/2/ 97 - KPT 
कांडला पत्तन न्यास 

... आवेदक 
आदेश 

( 27 अक्तूबर, 1998 को पारित ) 
यह मामला एम . एल, सूरजबारी बहुउद्देश्यीय लांच के भाड़ा प्रभारों को नियत करने के बारे में कांडला पत्तन न्यास ( के. पी. टी . ) से प्राप्त एक 
प्रस्ताव से संबंधित है । इस मामले पर प्राधिकरण की 27 मार्च, 1998 को हुई बैठक में विचार किया गया था । पत्तन न्यास से जलयान की 20 वर्ष की आयु 
के आधार पर प्रस्ताव को पुनः तैयार करने और इसे ब्यौरेवार परिकलन शीट के साथ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । 


2. इस संबंध में ३ अप्रैल, 1998 को कांडला पसन न्यास को एक पत्र भेजा गया था । इसके पश्चात् 20 अप्रैल, 1998, 6 मई, 1998, १ जून, 1998 , 
28 जुलाई, 1998 को अमुस्मारक भेजे गए और 22 अगस्त , 1998 को अध्यक्ष द्वारा कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष को एक अर्धशासकीय अनुस्मारक भेजा 
गया था । बार- बार अमुस्मारक भेजने के बावजूद कांडला पत्तन न्यास से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है । 

3. यह महसूस किया गया कि ऐसी परिस्थतियों में मामलों को लम्बे समय तक लम्बित रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे प्राधिकरण 
की ओर से घटिया निष्पादन मालूम होगा । तदनुसार कांडला पसन न्यास द्वारा उत्तर न दिए जाने के कारण इस मामले को बन्द करने का निर्णय लिया गया । 
जब भी कांडला पत्तन न्यास मांगी गई सूचना के साथ कोई उचित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लेगा तो नया मामला रजिस्टर किया जा सकता है । 


लाराज 


एस. सत्यम , अध्यक्ष 


3050G / 98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC, 4 ] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th November, 1998 
Ady / III /IV / 143/ 58 , - In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act , 
1963 (38 of 1963), the Tariff Authority forMajor Ports hereby closes the case of Kandla Port Trust about fixation of hire 
charges of " M .L . Surajbari Multipurpose Launch as in the Schedule appended hereto . 


SCHEDULE 
Case No. TAMP/2/97-KPT 


The Kanda Port Trust 


.......... Applicant 


ORDER 


(Passed on this 27th day of October, 1998 ) 
This casc relates to a proposal from the Kandla Port Trust (KPT) about fixation of hire charges for M ,L . Surajbari 
Multipurpose Launch . This case was considered in the Authority s mecting held on 27 March , 1998 . The Port Trust was 
requested to recast the proposal on the basis of a 20 -year life of the vessel and resubmit it alongwith the detailed calculation 
shoct. 

2 . In this conncction , a letter was sent to KPT on 3 April , 1998 . This was followed by reminders dated 20 April, 1998 , 
6 May 1998, 9 June, 1998 , 28 July , 1998 and d .o . reminder from Chairman to Chairman , KPT on 22 August, 1998 . In spite of 
repeated reminders, no response has been forthcoming from the KPT. 

3 . It was felt that, in such circumstances, cases need not be kept pending for long periods which would reflect poorly 
on the Authority. Accordingly , it was decided to close this case in the face of the KPT s Non -responsiveness. A fresh case could 
be registered as and when the KPT decided to furnish a proper proposal alongwith the information called for. 

S . SATHYAM . Chairman 


pines to the regions of one page ning konse 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Dolb - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - 1998 


ntrasi New Delh-1006 


